रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


NP 


REGD . NO.D. L.- 33004 / 99 


R 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


| . 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART I - Section 3 Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 68 
No. 681 


नई दिल्ली , सोमवार, जनवरी 24 , 2005 / माघ 4 , 1926 
NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 24 , 2005/MAGHA 4 , 1926 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005 
- का. आ. 81( अ). केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति 
की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का 
एतद्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में यथाउल्लिखित पात्र 
परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा 
कथित सारणी के कॉलम ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती 
है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः 


सारणी 


सं० 


क्रम संस्था का नाम परियोजना अथवा स्कीम | धारा 35 क ग के तहत 

और उसकी अनुमानित कटौती के रूप में 
लागत 

अनुज्ञात की जाने वाली 
लागत की अधिकतम 

राशि 
2. 

3. 
1. श्री रामचन्द्र एजुकेशनल | श्री रामचन्द कैसर वित्तीय वर्ष 2004- 2005 , 
| एंड हैल्थ ट्रस्ट सं020, श्री चिकित्सा तथा अनुसंधान 2005 - 2006 तथा 2006 
सी0वी0रमन रोड, केन्द्र हेतु भवन निर्माण, | 2007 अर्थात केवल | 


4 . 


256 


GL/ 2005 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . - SEC . 3 ( ii )] 


- 


अलवारपेट, चेन्नई उपस्करों , कंप्यूटरों, तीन वर्षों के लिए 
600018 

एम्बूलेन्स, वाहनों, 31 . 00 करोड़ रूपए की 
वातानुकूलितों आदि की कार्पस निधि सहित 
खरीद | अनुमानित लागत | 102.02 करोड़ रूपए | 
31 .00 करोड़ रूपए की 
कार्पस निधि सहित 

102 .02 करोड़ रूपए । 
2. जैवियर इंस्टिट्यूट ऑफ एकीकृत सामुदायिक वित्तीय वर्ष 2004- 2005 , 

सोशल सर्विस , पोस्ट विकास कार्यक्रम, प्रभावी 2005 - 2006 तथा 2006 
1 बॉक्स सं07, पुरूलिया ग्राम सभा, प्रजनन स्वास्थ्य 2007 अर्थात केवल तीन 
। रोड़ , राँची ( झारखंड ) । कार्मिक को प्रशिक्षण , ई वर्षों के लिए 6. 99 करोड़ 

डी पी तथा डी आर सी रूपए | 
फैकल्टी क्वारटरों के लिए 
आवासीय परियोजना, 
मुस्तफी लॉज पुनर्सद्धार 
परियोजना । अनुमानति 

लागत 7, 99, 49 ,030 . 
3 . रतूलिया पल्ली बिकास विवेकानन्द नेत्र सुरक्षा वित्तीय वर्ष 2004- 2005 , 

केन्द्र, ग्राम रतूलिया अस्पताल भवन का 2005 - 2006 तथा 2006 
मेदिनीपुर, पो0 ओ0 निर्माण, फर्नीचर उपस्करों, 2007 अर्थात केवल तीन 
रतूलिया, जिला मिदनापुर एम्बूलेन्स आदि की खरीद वर्षों के लिए 30 . 58 लाख 
( पूर्व ) पश्चिम बंगाल । । अनुमानित लागत 30 .58 रूपए । 

लाख रूपए । 
चाइल्डलाइन इंडिया चाइल्डलाइन इंडिया वित्तीय वर्ष 2004 - 2005, 
फाउन्डेशन, द्वितीय तल, फाउन्डेशन, अनुमानित | 2005 - 2006 तथा 2006 
नानाचौक म्यूनिसिपल लागत 2, 66, 00 , 000 रूपए 2007 अर्थात केवल तीन 
स्कूल, फ्रेरे ब्रिज लॉ | | 

वर्षों के लिए 2, 66, 00, 000 
लेवल, निकट ग्रान्ट रोड 

रूपए | 
स्टेशन, मुम्बई - 400007. 
श्री काँची कामकोटि 300 बिस्तर वाले | वित्तीय वर्ष 2004- 2005 , 
पीतम चेरिटेबल ट्रस्ट ,1ए, अस्पताल का पुनर्सद्धार 2005- 2006 तथा 2006 
राजा अन्नामलाई भवन , तथा इसका विस्तार 2007 अर्थात केवल तीन 
द्वितीय तल, 19 , मार्शल अनुमानित लागत वर्षों के लिए 2140 . 84 
रोड, चेन्नई- 600008 . 2140. 84 लाख रूपए । लाख रूपए | 


[ भाग II - खण 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


सेन्ट जोसफ लेप्रोसी एकीकृत सामुदायिक वित्तीय वर्ष 2004- 2005 , 
पेशन्ट सोसाइटी, पो0बाल विकास परियोजना, 2005- 2006 तथा 2006 
सं0 - 2 , कलासापक्कम- अनुमानति लागत 5.00 2007 अर्थात् केवल तीन 
606751,तिरूवन्नामलाई करोड़ रूपए | वर्षों के लिए 5. 00 करोड़ 
जिला, तमिलनाडु । 

रूपए । 


7 . प्रोग्राम स्पोर्ट यूनिट जल तथा प्राकृतिक वित्तीय वर्ष 2004- 2005, 

फाउन्डेशन ( पी एस यू संसाधन प्रबन्धन एकीकृत 2005- 2006 तथा 2006 
फाउन्डेशन ) 4 - रफी परियोजना ; उत्तर प्रदेश 2007 अर्थात केवल 
अहमद किदवई तथा पश्चिम बंगाल में तीन वर्षों के लिए 
मार्ग, केन्टोन्मैन्ट, लखनऊ- वन तथा वन के किनारे- 45. 62 करोड़ रूपए की 
226002. 

किनारे रहने वालों के कार्पस निधि सहित 
संदर्भ में जीविका तथा 380.19 करोड़ रूपए । 
ग्रामीण गरीबों के जीवन 
की गुणवत्ता में सुधार 
करना । अनुमानित 
लागत 380. 19 1 


2. यह अधिसूचना उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2004 
2005, 2005 - 2006 और 2006- 2007 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त 
रहेगी । 

[ सं. 13 / 2005/ फा० सं० एन०सी०- 270 / 408 / 2004 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 24th January , 2005 
- $. 0 .81( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) of the 
ixplanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government , on the 
ecommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , hereby approves 
he institutions mentioned in column (2 ) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and 
de estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also specifies in the column (4 ) of 
he said Table , the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 
5AC , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3 (ü )] 


Serial Name of the Institution 

Project or scheme and Maximum amount 
Number 

estimated cost thereof of cost to be allowed 

as deduction under 

section 35AC 
(1 ) 

(2 ) 
Sri Ramachandra Construction of Rs. 102 ,02 crores 
Educational and Health building, purchase of including a corpus fund 
Trust, No. 25, Sri C . V . equipments , computers, of Rs.31.00 crores for 
Raman 

Road , ambulance, vehicles, air Financial Years 2004 
Alwarpei, Chennai - conditioners etc for Shri 05 , 2005 -06 and 2006 
600018 

Ramachandra Cancer 07 i.e for three years 
Care and Research only . 
Centre at an estimated 
cost of Rs. 102 .02 crores 
including a corpus fund 
of Rs. 31. 00 crores. 


Xavier Institute of 
Social Service, Post 
Box No. 7, Purulia 
Road , Ranchi 
( Jharkhand ). 


Integrated Community Rs. 6 .99 crores for 
Development Programme Financial Years 2004 
Effective Gram Sabha, 05 , 2005 -06 and 2006 
Training of Reproductive 07 i.e for three years 
Health Personnel , Project only . 
for housing EDP and 
DRC faculty quarters , 
Project for renovation of 
Mustafi lodge at an 
estimated cost of 
Rs.7 , 99, 49 ,030 . 


Ratulia Palli Bikash 
Kendra, Village 
Ratulia Medinipur, PO 
Ratulia , District 
Midnapore (East), 
West Bengal 


Construction of 
Vivekananda Eye Care 
Hospital Building , 
purchase of equipments , 
furniture, ambulance etc . 
at an estimated cost of 
Rs. 30 .58 lakhs. 


Rs. 30 . 58 lakhs 
for Financial Years 
2004 -05 , 2005 -06 and 
2006 -07 i.e for three 
years only . 


4 . 


Childline India Childline India 
Foundation, 2nd Floor, Foundation at an 
Nanachowk Municipal estimated cost of Rs. 
School, Frere Bridge 2,66 ,00 ,000 . 
Low Level, Near 
Grant Road Station , 
Mumbai - 

400007 


Rs. 2,66 , 00 ,000 for 
Financial Years 2004 
05 , 2005 - 06 and 2006 
07 i.e for three years 
only. 


5 . 


Sri Kanchi Kamakoti 
Peeiam Charitable 
Trust, 

1A ,Raja 


Renovation of 300 
bedded hospital and its 
expansion at an estimated 


Rs. 2140 .84 lakhs for 
Financial Years 2004 
05, 2005 -06 and 2006 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


cost of Rs. 2140 .84 lakhs. 


07 i.e for three years 


Annamalai Building 
IInd Floor, 19 
Marshall road , 
Chennai 600008 . 


only . 


St. Joseph s Leprosy 
Patients Society , P .B 
No. 2 , Kalasapakkam 
- 606751 , 
Tiruvannamalai 
District , Tamil Nadu . 


Integrated Community 
Development Project at 
an estimated cost of Rs. 
5 . 00 crores . 


Rs. 5 .00 crores for 
Financial Years 2004 
05 , 2005 - 06 and 2006 
07 i. e for three years 


only. 


Programme Support An integrated project Rs. 380. 19 crores 
Unit Foundation (PSU on Water and Natural including a corpus 
Foundation ), 4- Rafi Resources 

fund of Rs. 45 . 62 
Ahmed Kidwai Marg, Management; 

crores for Financial 
Cantonment , 

improving livelihood Years 2004-05 , 2005 
Lucknow 226002. & quality of lives of 06 and 2006 - 07 i. e for 

the rural poor with three years only . 
reference to the forest 
and forest fringe 
dwellers in Uttar 
Pradesh and West 
Bengal at an estimated 
cost of Rs. 380 . 19. 

crores . 
12. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2004 
4 2005, 2005 - 2006 and 2006 - 2007 in respect of projects or schemes mentioned above , 


No. 13/ 2005/ F. No . NC - 270 / 408/2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy . (National Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005 
का . आ . 82 ( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की दिनांक 12 अगस्त , 1993 की अधिसूचना सं0 सी0 आ0 602 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
हेल्पेज इंडिया , सी -14, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया , नई दिल्ली-110016 द्वारा वृद्ध लोगों, कुष्ठ रोग 

और कैंसर रोगियों की चिकित्सीय देखरेख, वृद्ध लोगों के लिए घर के प्रावधान , निराश्रित वृद्ध 
महिलाओं के पुनर्वास , नेत्र शिविर लगाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1994 
1995 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में क्रम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 1996- 1997 से 
आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में दिनांक 3 मई, 1995 की अधिसूचना सं0 सां० आ0 405 ( अ0 ) द्वारा और बढ़ा दिया गया था 
, जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 1999- 2000 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTII - SEC . 3(ii) ] 


अवधि के लिए दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 220 ( अ0 ) द्धारा बढ़ा दिया 
गया था जिसे बाद में 20 जून , 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 553 ( अ0) द्वारा कर निर्धारण 
वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया 
गया था और जिसकी लागत को 2000 .00 लाख रूपए से 4000 .00लाख रूपए तक बढ़ाने के लिए 
दिनांक 18 अक्तूबर , 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आo 1046 ( अ0) द्वारा संशोधित किया गया 
था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 11 वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना 


और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम की अनुमोदित लागत को 4000 .00 लाख रू0 से संशोधित करके 6500.00 लाख रूपए 
विनिर्दिष्ट करने की एक ओर सिफारिश की है ; 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए 

( क ) एतद्वारा हेल्पेज इंडिया, सी -14, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया , नई दिल्ली-110016 द्वारा वृद्ध 
लोगों , कुष्ठ रोग और कैंसर रोगियों की चिकित्सीय देखरेख, वृद्ध लोगों के लिए घर के प्रावधान , 
निराश्रित वृद्ध महिलाओं के पुनर्वास, नेत्र शिविर लगाने की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 
2004- 2005 से प्रारंम होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में विनिर्दिष्ट करती है; और । 

( ख ) दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं0 सां0 आo 602 ( अ0 ) में आगे निम्नलिखित 
संशोधन करती है नामतः 
___ उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 12 के सम्मुख कॉलम ( 4) में अनुमोदित की गई 
अधिकतम लागत से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द “ केवल 4000. 00 लाख रूपये " के स्थान - 
पर अक्षर , आंकड़े और शब्द “ 6500 .00 लाख रूपये " प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 14/ 2005 / का सं० एम सी0 - 270/408 /2004 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th January , 2005 
S.0 .82(E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) number S. 0 . 602( E ) dated the 12th August , 1993 issued under clause ( b ) of the 
Explanation to section 35 AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified 
at serial number 12 , the project or scheme for Medical care to old persons leprosy and cancer patients, provision 
of home to old persons, rehabilitation of destitute old women , conducting eye camps, by Helpage India , C - 14 , 
Qutub Institutional Area, New Delhi - 110016 , as an eligible project or scheme for a period of two years 
beginning with assessment year 1994- 1995 which was extended further vide notification number S. 0. 405( E ) 
dated the 3rd May 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 97 which was 


tended further Vischeme for a perioase India, C- 14, 


[ 471 UJ - EWE 3 (ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


extended further vide notification number 5 .0 .220 (E ) dated the 16th March , 1998 for period of three years 
beginning with assessment year 1999 - 2000 which was extended further vide notification number 5. 0 .553 (E ) 
dated the 20 " June, 2001 for period of three years beginning with assessment year 2002 -2003 and which was 
also amended notification number S. O . 1046 ( E ) dated the 18th October, 2001 to enhance the cost from 
Rs.2000 .00 lakhs to Rs.4000 .00 lakhs; 


w 


o rcuuu which was extended further vide notificatia. 


And whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years ; 

And , whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare , being 
satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub 
rule (5 ) of rule 11M of the Income tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period 
of three years and amending the project cost from Rs.4000 . 00 lakhs to Rs.6500 . 00 lakhs; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of, read with 
clause (b ) of the Explanation to , section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), 

(a ) hereby specifies the scheme or project for Medical care to old persons, leprosy and cancer patients , 

provision of home to old persons, rehabilitation of destitute old women , conducting eye camps 
which is being carried out by Helpage India , C - 14 , Qutub Institutional Area, New Delhi - 110016 as 
an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 

2004- 2005 ; and 
(b ) further amends the said notification number S.O . 602(E ) dated the 12th August , 1993 , to the 
following effect , namely : 

In the said notification , in the Table against serial number 12 , in column (4 ) relating to maximum 
cost for which approved , for the letters , figures and word “ Rs.4000. 00 lakhs" the letters, figures and word 
“ Rs.6500 .00 lakhs" shall be substituted . 


[No. 14 /2005/E. No . NC -270 /408 /2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Sccy . National Conunitec ) 


Printed by the Manager. Govl. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

20d Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


